146 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 7, 1984 ( MAGHA 18 , 1905 SAKA) 


( PARTI 


दिनांक 1 फरवरी , 1984 


क्रमांक 1774- ज (I )-83/2880.--- श्री मेहर सिंह, पुत्र श्री सुन्दर सिंह, गांव जटवाड, तहसील नारायणगढ़, 

जिला 
अम्बाला, की दिनांक 30 मई, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 
एवं 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मेहर सिंह को मुग्लिग 300 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 4921 - ज- (I) -72/2285, दिनांक 24 जनवरी, 1973 
सपा अधिसूचना क्रमांक 1789- ज- I- 79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , पब उसकी विधवा 
श्रीमती माया देवी के नाम खरीफ़ , 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शो के अन्तर्गत प्रदान करते 


क्रमांक 1775 - ज ( I )-83j2884.-- श्री . नानक चन्द, पुत्र श्री जवाहर मल, गांव हमीदपुर, तहसील नारायणगढ़ , जिला 
अम्बाला, की दिनांक 27 जनवरी , 1972 को हुई मत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाम युद्ध पुरुस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राण तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2(ए ) ( 1 ) सपा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नानक चन्द को मुग्लिग 300 रुपये वार्षिक 
की भागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 638 -ज-I-80/1632 4, दिनांक 7 मई , 1980, बारा मंजूर 
की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती राम मूरती के नाम खरीफ , 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनदं में 
दी गई पातों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


टी . भार ० तुली, 
प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 24th January , 1984 
Na. 9868- APO - VII - 83 /839. - In view of changes in the designation of Chairman, other members 
and institutions, the Governor of Haryana is pleased to reconstitute the State Level Technical Committee 
notified , -vide notification No. 777 -ARC- I- 79 / 3004 , dated 3rd May, 1979 and No. 377- APO -IV- 79 / 
7755 , dated 24th Octoker, 1979 , for approving the list of Pumping sets i.gainst different loan scheme as 
under : 
(1) Secretary incharge of Agriculture Department, Haryana 

Chairman 
( 2) A representative of the Government of India , Ministry 

Member 
of Agriculture and Irrigation , Krishi Bhawan , New 

Delhi 
( 3) Technical Expert ( Mech ) Industries Department , 

Member 
Haryana 
( 4) Managing Director , Haryana Agro . Industries, Corp. 

Momler 
( 5) Managing Director, Haryana State Co- operative Land 

Member 
Development Bank 
( 6) Director of Agriculture, Haryana 

Momber 
( 7) Deputy General Manager , National Bank for Agricul 

Member 
turc and Rural Developmeat 
( 8) Incharge of Agricultural Engineering Branch in Direc 

Member 
torate. of Agriculture, Haryana 
(9 ) Deputy Secretary, (Groundwater Cell ), Directorate of 

Member 
Agriculture, Haryana 

Secretary 
2. The Committee will prepare and apporve the list of pumping sets with regard to the following 
factors : 

( 1) ISI Marking 
(2 ) Quality Marking 
( 3) Past Experience 


um 


PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 7. 1984 (MAGHA 18 , 1905 SAKA ) 


147 


(4 ) Provisions for after sales servicc 
(5 ) Availa hility 


3 


(6 ) Price 


(7) Suita bility in the hydrological conditions 

3. The headquarters of the Committeo will be at Chandigarh . The Cuinmittee will meet as and 
when required anti review the approved list hased on the reports reccived from field . The list, so approv 
ed , will be valid for all financing agencios in the state who may not be allowed to majatain their OWO 
lists . Tbo farmers will have the final choice of the brand from within the approvod list subject to suita 
bility from the technical angle . 


G. L. BAILURE , 
Financial Commissioner and Secretary to 

Government, Haryana , 
Agriculture Dopartment. Chandigarh . 


CO - OPERATIVE DEPARTMENT 


The 31st January , 1984. 
No. 359- C - VI -84,2679. - Tho Governor of Haryana is pleased to reconstitute the state Labour and 
Construction Co - operative Societies Board and to appoint the following as its mombers: 


EX - OFFICIO MEMBERS 


Chairman 


Member 


Do 


1. Minister- Incharge Co -operation , Haryana 
2 . Secretary to Government, Haryana, Finance Department 
3 . Secretary to Government, Haryana , Co -operation Department 
4 . Secrotary to Government, Haryana, Irrigation Department 
5 . Secretary to Government, Haryana , P. W. D. (B and R ) 
6 . Secrotary to Government, Haryana, Loc.1 Self Governmont 


Do 


Do 


7. Secretary to Government, Haryana , Public Health 


Do 


8. Chief Engineer , P.W.D. (B & R ), Haryana 


Do 


9. Chlef Engineer, Public Health , Haryana 


Do 


10. Chief Engineer , Irrigation Works, Haryana 


Do 


11. Chief Conservator of Forests, Haryana 


Do 


12. Labour Commissioner, Haryana 


Do 


or 


13. Registrar Co -operative Societies, Haryana 

bus nomlaco 
AUTONOMOUS BODIES REPRESENTATIVES 


Member Secretary 


Momber 


Do 


Do 


14. Chairman , State Electricity Board , Haryana 
13. Secretary , Agricultural Marketing Board 
16. Managing Diroctor , Warehousing Corporation 
17. Managing Diroctor, Agro- Industries, Coop. 
18. Managing Director, Land Reclamation and Development 

Corporation . 
19. Wadaging Diroctor , Dairy Development Corporation 


Do 


Do 


Do 


148 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 7 ,.1984 (MAGHA 18 , 1903 SAKA ) 


[ PARTI 


NON OFFICIAL MEMBERS 


20 . Presidont, Haryana State Co - operative Labour and 
Coostruction Federation Limited . 

Membes 
2. The Board shall meet quarterly under the Chairmanship of the Minister- in -Charge and 
in his absence Administrative Secretary concerned . The Registrar Co-operative Societies, Haryara 
shall act as Secretary of the Board . He will prepare agenda for each such meeting and circulate 
among members after obtaining approval of Government, 
3. The function of the Board will bo to 

to consider matters relating to the Labour and 
Construction Co-operativc Societies in the State. 

4. The Headquarters of the Board shall be at Chandigarh . 

5. Non -official member, being President, Haryana State Co-operative Labour and Construction 
fo deration Ltd., will get his TA /DA from the Federation at the rates admissible to him which 
e xfcr.dituse will te met out of sayings of the budget provided for the relevant year. 

6. The Board will continue to function for one year , 


KULWANT SINGH , 


Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryapa, 

Co-operation Department. 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 


The 19th January , 1984 


No. 2034 ( 2) -RDB- 83 /206.- With reference 10 Haryana Geren:411 Notifiiitit Nr. 442-11): IE 
81/498 , dated the 25t1: March , 1981, the Governor of Haryana is pleased to rcminate Shri Jaghir Singh , 
Advocate , Palwal, District Farida had in place of Ch . Sukhi Ram , Sarpanch , village Piala , Block Ballab 
gash , district Faridabad , as non - official member of the Rural Development Board , Haryana . 

2. The Goveroor of Haryana is further plo : sed to nominate the Director of Public Instructions, 
Haryana , Chandigarh too as officialmember of the Rural Development Board , Haryana . 


J. D. GUPTA , 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Development and Panchayats Department. 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


The 30th / 31st January, 1984 
No. 11/ 1- B & R (Est.)- 2-84 . - On attaining the age of 58 years Shri Maharaj Krishan . Executive 
Eogineer , Haryan ... P.W.D., B. & R. Branch , will retire on superanuation from service with cffect from 
31st January , 1984 (afternoon ) 


K. K. SHARMA , 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

P. W. D., B. & R. Branch . 


प्रावास विभाग 


famtia 19 fame, 1983 


391 6 / 3 / 83.1-5.7.07.--afari Part के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि 
सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन , अर्थात् पालका जिला अम्बाला में भावासीय कालोनी के निर्माण के लिये 
अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित परिक्षेत्र में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये 
mulai 


PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ., FEB. 7 , 1984 ( MAGHA 18 , 1905 SAKA) 


149 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


उपर्य क्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इस समय 
अधिकारियों को , उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में इस भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे सम्बन्ध परिक्षेत्र में इस भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के भीतर उप मण्डल अधिकारी (सिविल ), कालका का या भूमि अनंत कलक्टर, कालका के सम्मुख 
लिखित रूप में प्राक्षेप, यदि कोई हो, दापर कर सकता है । भूमि के नशों का नरोक्षग भूमि अर्जन कलेक्टर , कालका के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियो 


जिला 


तहसील 


परिभेन 


क्षेत्रफल 


विवरण 


खसरा 
संख्या 


एकड़ों में 


बीना 


विसवा 


अम्बाला 


कालका 


98 


8 


0 


अम्बाला कालका 

10 एकड़ 
सड़क की पूर्व की दिशा में पेट्रोल कनाल 
पम्प व गवर्नमेन्ट कालेज के 

मरला 


97 


0 


14 


बीच है । 


445/99 


4 


4 


94 


2 


2 


339/92 


0 


9 


105 


10 


5 


91 


3 


0 


340/92 


12 


7 


95 


. 


14 


96 


2 


0 


446/99 


5 


48 
या 10 एस 0 कनाल 0 मरला 


मादेश द्वारा , 


अशोक पाहवा , 


सचिव हरियाणा सरकार , 
मावास विभाग । 


HOUSING DEPARTMENT 

The 19th December, 1983 
No. 6 /3 /83-1HG . - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land specified below is 
needed by the Government , at public expense, for a public purpose , namely, for the construction of 
Housing Colony at Kalka , District Ambala , it is bereby notified that land in the locality described bolov 
is aceded for the above purpose . 


150 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 7 , 1984 (MAGHA 18 , 1905 SAKA ) 


( PART ) 


This notifiation is made under the provisions of section 4 of Land Acquisition Act, 1894 , for the 
information of all to whom it may concern . 

2. In cxorcise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana 
hereby authorises the officers for the time being engaged in the uodertaking, with their servants and 
workmed , to cater upon and survey any land in the locality and do all others acts required or per . 
mitted by that section . 
Any porgon interested who has any objection to the acquisition 

of the land in 
the locality may within a period of thirty days from the date of publication of this notificalion file 
objection , if any, in writing before the Sub -Divisional Officer (Civil), Kalka or the Land Acquisition 
Collector Kaika , 

Tijo plan of the land mayb ; insp :stei in the office of the Land Acuisition Collector, Kalka. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality 


Khasra No. 


Area 
İDAcres 


Description 


Bigha 


Biswa 


Ambala 


98 


8 


Kalka On east side 

of Ambala 
Kalka Road 
between 


10 Acres 
0 Kanal 
O Marla 


97 


0 


14 


Petrol pump 


445/99 


4 


4 


and Goveroment 
College , 
Kalka . 


94 


2 


2 


339; 92 


0 


9 


105 


10 


5 


91 


3 


0 


340/92 


12 


7 


95 


0 


14 


96 


2 


0 


446/99 


4 


5 


48 


0 


or 10 acres 0 Kanai 0 Maria , 


ASHOK PAHWA , 


Socretary to Government, Haryana , 

Housing Department , 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


Order 


The 31st January , 1984 


No. 1052 /2.L. - Whereas the land described in the Haryana Government Notification No. U /56 (17), 
No. 41412 -L , dated 11th January, 1984 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 
1844 has been declared to be gecded at the expense of the Government of Haryaga for a public 
purpose , nimely, for constructing Bebali sub-minor from Kilometres 0.000 to tail Kilometre 2.000 
OFF -taking at Kilometre 2.540 - Left of Rampura Sub - Minor in village Kanti , Tehsil Narnaul, District 
Mahendergarh . 


. 


PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 7 , 1984 (MAGHA 18. 1905 SAKA ) 


151 


i 


Now , therefore , in exercise of the powers confirmed by section 7 of the Land Acquisition 
Act, 1894 , the Governor of Haryada höreby directs the Land Acquisition Co Hector, Public Works 
Department, Irrigation Branch , Narnaul to take order for the acquisition of the land described in 
the specifications appended to the declaration published with the aforcsaid notific . tion . 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Direction 


Name of 

village 


Area 

in 
Acres 


Maheadragarh 


Narnau ] 


Kanti 


7.16 


And generally lying in the 
direction from South to 
North -West and then West 
as demarcated at site abd 
as shown on the index 
plan . 


By Order Governor of Haryana . 


S. C. AHUJA , 
Superintending Engineer, 
JLN Canal Circle , No. il , 

Rohtak . 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


Déclaration 


The 28th January , 1984 
No, 1149. - Whereas the Governor of Haryan : is satisfied that the kod spuii cd below 
is needed urgently by the Government, at public expenses for Extension of Sardlara Sub .Minor 
from R.D. 58000 5200 taking off at R.D. 1,5900 /Left Niichi Minor in village Asocha · Todran and 
Asudba Sewao , tehsil Bahadurgarh , district Rohiak , for which notification has been issued under section 
4 and published , vide Haryana Government, Irrigation and Power Department, Notification No. 15136 , 
dated 19th December, 1983 in Haryan Government Gazelle, Pari I. 

It is hereby declare that the land described in the specification below is required urontly 
for the above purpose . 

This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 
1894 , for information to all whom it may concern . 

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Public 
Works Department, Irrigation Branch , Rohtak and Executive Engineer, Western Jamuna Canal, Delbi 
Division , Delbi. 

SPECIFICATIONS 


Tehsil 


District 


Directions 


Name of 
Village 


Area 

in 
Acres 


Asodha Todras 


Bahadurgara 


Rohtak 


0.38 


Asondha Sewan 


Do 


Do 


6.74 


A strip of land measuriog 
9,400 ft. in length and varying in 
widtb generally lying in the direc 
tion North -East to South -West 
falling in Rectangles Kita No. 28 
gives below and as demarcated 
at sire and shown in lodex Plan . 


7.12 


0.02 
Deduct for Drain 30 32 : 960 

7.10 


Asodha Todran 


1287, 1288, 290 , 1291, 1292 , 
1301, 1302 , 1303 


152 


HARYANA GOVT GAZ., FEB. 7, 1934 ( MAGHA 18 , 1905 SAKA ) 


[ PARTY 


Tehsil 


District 


Directions 


Name of 
Village 


Area in 
& cres 


Asodha Sewan 


Bahadurgarb 


Rohtak 


42 


11 , 20 , 21/1, 21/2 


47 


, 


1/1, 1/2. 10/1 , 10/2, 11/1 , 11/2 , 
20/1, 2012, 21/1 

54 


1 , 10 , 11 / It 20 , 21 


63 


1 , 10, 11 , 20 , 21 

69 


1 , 10, 11 , 20 , 21 


78 


1/1, 10/1, 10/2, 11, 20 , . 21/1, 21/2 

81 


1, 10, 11/1, 11/2, 20 , 21 

91 


1 , 10 , 11 , 20. 21 
92 

93 


, 


. 


1 , 10 


15.6 


Path 129 , 130 , 149, 150 , 174, 345, 

346 , 152 , 125 


. 


By order of Governor of Haryana, 

(Sd. ) 

Sur crintending Engineer , 
Western Jamuna Canal, East Circle , 
3. - Sham Nath Marg , Delhi-54. 


श्रम विभाग 


प्रादेश 


दिनांक 24 जनवरी , 1984 


स . पो.नि./एम.डी./ 3 15-83,3875.-- चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज ग्राहूजा जनरल स्ट्रीज 17 
डोया 
, फरीदाबाद के श्रमिक .श्री रमा कासया इसके प्रवन्धकों के मम इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 

औद्योगिक विवाद है : 


प्रो . कि हरियाणा के राज्यपाल विद्याद तो न्यायनिर्ग हेतु निर्दिष्ट करना थांछनीय समझने है ; 


इसनिः , अत्र , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के नामपार इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना में. 5641-1 - श्रम-70/ 32573 दिनांक 6 
नवम्बर , 1970 के माय पठिन सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एम.यो. ( ६ ) श्रम- 10/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 


PATI 


HARYANA GOVT GAZ., FEB . 7. 1984 (MAGHA 18 1905 SAKA ) 


153 


- 


अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामल 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 


. 


क्या श्री रमा कान्त की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह पिस राहत का हकदार है । 

सं • प्रो . वि.एफ.टी./ 311-83/ 3882 .--- कि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि सर्व इम्पीरियस मान एक 
सैरामिक्स , प्लाट नं0 175, सेक्टर -24 , फरीदाबाद, के अमिक श्री राम वरन तथा उसके प्रबन्यकों के मम्म इसमें इसके बाद 
निषित मामले के सम्बन्ध में कोई पोषोगिक विचार है । 

पौर यूंकि हरियाना के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते हैं ; 

इसलिये, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद मधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बप ( ) रा प्रदान की नई 
अक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उस अधिनियम की धारा 7 ( क ) के प्राचीन प्रायोगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बनित मामले श्रमिक सबा प्रबन्सकों 
के लक्ष्य ज्यापनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 

स्या श्री राम वरन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . पो.वि./ रोहतक / 211-83/ 3889. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . मैनेजिंग गयरेक्टर कन्फेर , 
हरियाणा, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री जय सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिवित मामले में कोई मौयोगिक 


विवाद है : 


- 


. 


- 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपालं इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम-70 / 32573, दिनांक 6 नवम्बर 
1970 के साथ पम्ति सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.ओ.(६) श्रम-70/ 13648 , दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिया मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बाबत . 
मामला है : 

क्या श्री जय सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो.वि./ एफ.डी./336-83/ 3896.-- चूंकि राज्यपान, हरियाणा की राय है कि मै ० कुर्सीबल स्टील (6) प्रा . लि ., प्साट 
178, सेक्टर -24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मोहन लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इस लिये , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 8 ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन मौद्योगिक 

प्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 
क्या श्री मोहन लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 2 फरवरी, 1984 
सं . मो.वि./भिवानी /102: 83/4893.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मे. 1. मैनेजिंग डायरेक्टर कान्फड, 
हरियाणा, चण्डीगढ़ , 2. जिला प्रबन्धक कान्फेड, भिवानी के अमिका श्री रोहतास सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ;, 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए. प्रव , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अण्ड ( 7) द्वारा प्रदान की गई गक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम-70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 


.. 


154 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 7 , 1984 (MAGHA 18 , 1905 SAKA ) 


| PART 1 


के साप पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.प्रो.( ई ) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धिर नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय हत 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या वो विवादग्रस्त मामला है या उस विधाय से मुसंगत या सम्बन्धित 


मामला 


क्या श्री रोहतास सिंह की पापों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . मो वि ०/एफ.डी./ 1/ 149-83/ 4901.कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं | , जनरल मैनेजर , 
हरियाणा रोडवेश, रीदाबाद, 2. नियन्त्रक , हरियाणा राज्य परिवहन , चण्डीगढ़ के धार्मिक श्री ग्राम प्रकाश तपा उसके प्रबग्यकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिवित मामले के सम्बन्ध में कोई पौधोगिक विवाद है। 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विषाद को न्यायनिगंय हेतु निर्दिष्ट करमा बांछनीय समझते हैं; 

सिलिए , पर, पोयोगिक विधान पधिनियम , 1947 की धारा 10 मी उपधारा (1) के र ( ग) धारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके ar रा सस्सारी अधिसूचना • 5415-3 - अप -68/ 
18250, दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए, अधिसूचना सं ० 11495 - औ - मम 57/11245, दिनांक 7 फरपरी , 1958 
रा चाल अधिनियम की धारा 7 के मधीन गठित षम न्यायालय , फरीराबाद , को विवाश्यस्त या उससे सुसंगत या उससे 

मीचे लिखा माममा म्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा बमिक के बीच या तो 
विवारत मामला है या विवाद से सुसंगत अपदा सम्बन्धित मामला है: 


. 


- 


क्या भी प्रात्म प्रकार की सेवामों का समापन न्यायोपित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का 


-- 


सं.मौ.वि./एफ.डी./ : 59-83/4909-~ कि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै 1. महा प्रबन्धक हरियाणा राज्य 
परिवहन , फरीदाबाद, 2. नियंत्रक, हरियाणा राज्य परिवहन , चण्डीगढ़ के थमिक श्री हरक्षान सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है । 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल , विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समनते है ; 


10 


इसलिए , भव , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 

उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल सके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3 - श्रम -88/ 
15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - बम/ 57/ 11245, दिनांक . 7 फरवरी , 1958 , 
पारा उक्त अधिनियम की धारा ? के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिया मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जोकि उक्त प्रमत्वको नया श्रमिक के बीच या तो विधादग्रस्त मामला है या विवाद 
में सुसंगत अपवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री हरक्षान सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित या ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . मो . दि. भिवानी/ 114-83/ 4917 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै • 1. महा प्रबन्धक हरियाणा 
राज्य परिवहन, जीप , 2. नियंत्रक , हरियाणा राज्य परिवहन , चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री राम र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विषाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अच , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं. 9641 -I- श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साप पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.प्रो ( ६ ) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निविष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा प्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


tw 


क्या श्री राम कुमार की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


